जिस्ट्रो स . डो . ( डा . एन . )- 127 


REGISTERED NO . D . ( D . N .) 127 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


IMM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


. . 


सं . 8] 
No. 8 ) 


नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जनवरी 14, 1988/ पौष 24, 1909 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14 , 1988/PAUSA 24 , 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1988 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 

सार्वजनिक सूचना सं . 2-ई टी सी ( पी एन )/ 88 
विषयः - - आयोडाइज्ड नमक का निर्यात ( मानव उपभोग के लिए ( प्रयुक्त ) । 

- फाइल सं . 23/5/ 87-ई- 1 -- उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण ) आदेश सं . 
ई ( सी ) ओ, 1977/ए एम ( 348 ), दिनांक 14- 1-1988 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । 


132 GI/ 88 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. [ PART I - SEC . 1] 


2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि “पहले - आए - सो 
पहले -पाए " के आधार पर सीमित सीलिंग के भीतर आयोडाइज्ड नमक ( मानव उपभोग 
के लिए प्रयुक्त ) के निर्यात की अनुमति दी जाए । 

___ 3. तदनुसार, आयात -निर्यात नीति , 1985-88 ( खण्ड- 2 ) के पृष्ठ 30 के नीति 
विवरण की क्रम सं . 97- ख के कालम- 3 की शर्त को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 


" पहले आए सो पहले पाए के आधार सीमित सीलिंग के भीतर निर्यात की अनुमति 
दी जाएगी । 

( राजीव लोचन मिश्र ) 

मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 
एच०सी० आजाद, नियंत्रक आयत-निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of the Chief Controller of Imports & Exports) 

New Delhi, the 14th January , 1988 

EXPORT TRADE CONTROL 

PUBLIC NOTICE NO . 2 -ETC (PN )!88 
Subject : Export of Iodised Salt ( used for human consumption ). 
File No . 235871E - 1. - - Attention is invited to Exports (Control) Order No . 
E ( C ) O , 1977 |AM ( 348 ) dated the 14th January , 1988 on the above subject. 

2 . On a review of the position , it has been decided 10 allow the export of 
lodised Salt (used for human consumption ) within a limited ceiling on first-come, 
first-served basis . 

3 . Accordingly , the condition appearing in column 3 , at serial number 97B 
of the Policy Statement at page 30 of Import & Export Policy, 1985 -88 (Vol. II) 
shall be substituted by the following :- --- 

" Export will be allowed within a limiter ceiling on first-come, first- served 
basis " . 

Sd - 
R. L . MISRA, Chier Controller of Imports & Exports 
___ H. C. AZAD, Controller of Imports & Exports 


PRINTED BY THE NMA , AGER , GOVT . OF INDIA PRES, RING ROAD, NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLI FR OF PUGLICATIONS, DELHI- 110054 , 1988 


